रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


- 


- 


- - 


. 
. 


- 
- 


. 
. 


- 


. 


F 


PALण 


- 


सपमेव जगन 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


" 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 29 , 2016 / चैत्र 9 , 1938 
NEW DELHI , TUESDAY, MARCH 29 , 2016 / CHAITRA 9 , 1938 


सं . 208] 
No. 208 ] 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016 
सा . का . नि . 355 ( अ ). केन्द्रीय सरकार , सरकारी बचत बैंक अधिनियम , 1873 ( 1873 का 5 ) की धारा 15 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , डाकघर आवर्ती जमा नियम , 1981 का और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती है अर्थात्: 
1 . ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती जमा ( संशोधन ) नियम 2016 है । 

( 2) ये 1 अप्रैल , 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 
2. डाकघर आवर्ती जमा नियम , 1981 ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 में 
( क ) उपनियम (1 ) के खंड ( क ) के अधीन अनुसूची में , अंतिम प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 
अर्थातः 
“ 1. 04. 2014 से 31.3.2016 ( दोनों तारीखें सम्मिलित हैं ) 746. 53 
1. 4. 2016 से आगे 

726. 97 
( ख) उप -नियम (2) के खंड ( क) के अधीन अनुसूची में , अंतिम प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी 
अर्थात्: 
" 1. 04. 2014 से 31. 3. 2016 ( दोनों तारीखें सम्मिलित हैं ) 746. 53 
1. 4. 2016 से आगे 

726. 97 
3. उक्त नियमों के नियम 10 के उप -नियम (2) की मद ( क) और मद (ग) में , “ सारणी 1,2,11, 13, 17 , 20 , 
22, 26, 29,32,35, 38, 41,44,47,50, 53, या 56, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “सारणी 1,2,11, 13, 17, 20,22 , 
26, 29 , 32, 35 , 38, 41, 44, 47 , 50 , 53 या 56, शब्द और अंक रखे जाएंगे। " 


1520 GI/ 2016 


___ (1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i) ] 


4. उक्त नियमों के नियम 11 के उप-नियम (2 ) की मद ( ख ) और मद (ग ) में , “ सारणी 3, 4,12,14,18,21 , 
23, 27 , 30 , 33, 36, 39, 42, 45, 48,51 या 54 , शब्दों और अंकों के स्थान पर , “सारणी 3, 4,12,14,18, 21, 23, 27 , 
30 , 33, 36, 39 , 42, 45, 48, 51 , 54 या 57, शब्द और अंक रखे जाएंगे । 
5. उक्त नियमों के नियम 12 में , 
( क ) उप -नियम ( 1) की मद ( ख ) की उप -मद ( ii) में , सारणी 5, 6, 7, 8, 9 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 

31, 34 , 37, 40 , 43 , 46 , 49, 52, या 55 ", शब्दों और अंकों के स्थान पर, " सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 16, 19 , 24, 25 , 28 , 31 , 34, 37 , 40 , 43, 46, 49 , 52, 55 या 58 " शब्द और अंक रखे 

जाएंगे । 
( ख ) उप -नियम ( 3) और उप -नियम ( 4) में , " सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19 , 24, 25 , 28, 31 , 

34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 या 55 ", शब्दों और अंकों के स्थान पर, " सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 

16, 19 , 24, 25 , 28 , 31, 34, 37 , 40 , 43, 46, 49 , 52, 55 या 58 " शब्द और अंक रखे जाएंगे । 
6. उक्त नियम की सारणी 55 के पश्चात् , निम्नलिखित सारणियां अंत : स्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 

सारणी 56 

(नियम 10 देखें ) 
1 अप्रैल, 2016 को या इसके पश्चात् खोले गए और परिपक्वता की अवधि या नियम 7 के उप -नियम ( 1 ) के अधीन 
बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि से आगे, मासिक जमाओं के साथ परिपक्वता अवधि के पश्चात् चालू रखे गए खाते पर, ब्याज 
सहित , संदेय रकम । 


10 रुपए मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय राशि ( रुपए) । 


907. 17 


| संपूरित वर्षों की संख्या जिनके लिए खाता जारी रखा जाता है 

एक वर्ष 
दो वर्ष 
तीन वर्ष 


1101 . 07 
1309 . 73 


चार वर्ष 
पांच वर्ष 


1534. 27 
1775. 88 


टिप्पण : किसी अन्य मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय राशि, ऊपर विनिर्दिष्ट राशि के अनुपात में होगी । 

सारणी 57 

(नियम 11 देखें ) 
1 अप्रैल , 2012 को या इसके पश्चात् खोले गए और परिपक्वता की अवधि या नियम 7 के उप -नियम ( 1) के अधीन 
बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि से आगे, किसी नये मासिक जमा के बिना , परिपक्वता अवधि 
पर , ब्याज सहित संदेय राशि । 
| संपूरित वर्षों की संख्या जिनके लिए खाता जारी रखा जाता है 10 रुपए मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय राशि ( रुपए) 
एक वर्ष 

782. 28 
दो वर्ष 

841. 79 
तीन वर्ष 

905. 84 
चार वर्ष 

974. 75 
पांच वर्ष 

1048 .91 


टिप्पण : किसी अन्य मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय राशि , ऊपर विनिर्दिष्ट राशि के अनुपात में होगी । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सारणी 58 

(नियम 12 देखें ) 
1 अप्रैल , 2016 को या इसके पश्चात् खोले गए पांच वर्षीय आवर्ती जमा खाते के जमाकर्ता की मृत्यु पर उसके 
विधिक वारिस या नामनिर्देशिती को संदेय राशि । 


जमा की गई राशियों की 

संख्या 
1 से 11 


10 रुपए के मूल्यवर्ग के 
लिए राशि ( रुपए) 

की गई जमा 


जमा की गई राशियों की | 10 रुपए के मूल्यवर्ग के लिए | 
संख्या 

राशि ( रुपए ) 
403. 90 
416. 43 


36 


12 


124. 89 


37 


13 


135 . 72 


38 


429 .05 


14 


146. 61 


39 


441 .74 


15 


157 . 57 


40 


454.51 
467 . 35 


16 


168 . 60 


41 


17 


179. 69 


42 


480 . 28 


18 


190 . 85 


43 


493. 28 


19 


202. 08 


44 


506. 37 


20 


213. 38 
224 . 75 


45 
46 


519 . 53 
532. 78 


21 


22 


236 .19 


47 


546 . 11 


23 


48 


559 . 51 


247 . 70 
259 . 28 


24 


49 


573. 00 


25 


270 . 93 


50 


586 .58 
600 . 23 


26 


282 . 65 


51 


27 


52 


613.97 


294 .45 
306. 31 


28 


53 


627. 80 


29 


318. 25 


54 


30 


330. 26 


55 


641.71 
655 . 70 
669 .78 


31 


342. 35 


56 


354. 51 


57 


683. 95 


32 
33 
34 


366 .74 


58 


698. 20 


379 . 05 


59 


712. 54 


35 


60 


726. 97 


391. 44 
टिप्पण : अन्य मूल्यवर्गों के लिए रकमें आनुपातिक होंगी। " 


[ फा . सं . 1 / 04/ 2016 -एनएस- II ] 

प्रशांत गोयल , संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा . का .नि . 666( अ), तारीख 17 दिसम्बर , 1981 , द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 
पश्चातवर्ती संशोधन : सा . का . नि . 301 ( अ), तारीख 1 अप्रैल , 1982, सा . का . नि . 258( अ), तारीख 11 मार्च, 1983 , 
सा . का.नि. 62(अ), तारीख 14 फरवरी , 1984, सा . का .नि . 95 ( अ), तारीख 7 फरवरी , 1986, सा . का .नि . 194(अ) , 
तारीख 13 फरवरी , 1986, सा . का .नि . 363 ( अ), तारीख 1 अप्रैल , 1987, सा . का .नि . 39 ( अ), तारीख 16 जनवरी , 1988 , 
सा . का .नि . 458 ( अ), तारीख 15 अप्रैल , 1988, सा . का .नि . 708( अ), तारीख 21 जुलाई, 1989, सा . का .नि . 16( अ) , 
तारीख 9 जनवरी , 1990 , सा . का . नि . 190 ( अ ), तारीख 27 मार्च, 1991, सा . का .नि . 579( अ ), तारीख 12 सितम्बर , 
1991 , सा . का .नि . 918( अ ), तारीख 11 दिसम्बर , 1992 , सा . का . नि . 42( अ), 1 फरवरी, 1993, सा . का .नि . 587 ( अ ), 
तारीख 2 सितम्बर , 1993, सा . का . नि . 2( अ), तारीख 1 जनवरी , 1999, सा . का . नि . 748( अ), तारीख 4 नवम्बर , 1999 , 
सा . का .नि . 44 ( अ), तारीख 15 जनवरी, 2000 , सा . का . नि . 152 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा . का .नि . 160( अ) तारीख 
1 मार्च, 2002, सा . का . नि . 514( अ), तारीख 23 जुलाई , 2002, सा . का . नि . 662( अ), तारीख 23 सितम्बर , 2002 , 
सा . का . नि . 175( अ ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा . का .नि . 588( अ), तारीख 15 जुलाई, 2003, सा . का .नि . 838 ( अ ), 
तारीख 27 दिसम्बर , 2004 , सा . का . नि . 480( अ), तारीख 26 जून , 2008 तथा सा . का . नि . 740( अ ), तारीख 4 अक्तूबर , 
2011 और सा . का . नि . 843( अ), तारीख 25 नवम्बर , 2011, सा . का . नि . 320( अ ), तारीख 25 अप्रैल , 2012, सा . का . नि . 
398 ( अ), तारीख 25 जून , 2013, सा . का . नि . 221 ( अ ), तारीख 13 मार्च, 2014 और 491 (अ ), तारीख 11 जुलाई , 
2014 के द्वारा किए गए। 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th March, 2016 


G .S . R . 355 (E ). – In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 
1873 (5 of 1873 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Recurring 
Deposit Rules, 1981, namely: 

1. (1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit ( Amendment) Rules, 2016 . 


(2 ) 


They shall deemed to have come into force on the 1st day of April, 2016 . 


2 . 


In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules ), in rule 9 , — 


( a ) 


in the Schedule under clause (a ) of sub -rule 1, for the last entries, the following entries shall be 
substituted, namely : 


. . . . 


/ + 0 . . . 


" From 1. 4 .14 to 31. 3. 2016 (both dates inclusive ) 
From 1.04 .2016 onwards 


746. 53 
.... 726.97 ". 


( b ) 


in the schedule under clause ( a) of sub -rule ( 2 ), for the last entry, the following entries shall be 
substituted, namely : 


" From1 . 4.14 to 31. 3. 2016 ( both dates inclusive ) 
From 1. 04 . 2016 onwards 


746. 53 
.... 726. 97 ”. 


In rule 10 of the said rules , in sub -rule (2 ), in items (a ) and (c ), for the words and figures “ Tables 1 , 2 , 
11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35 , 38, 41, 44, 47 ,50 or 53, the figures and words “ Tables 1, 2, 11 , 13 17, 20 , 22 , 
26. 29 . 32. 35 . 38 . 41. 44. 47. 50. 53 or 56 " shall be substituted . 


In rule 11 of the said rules, in sub -rule (2 ), in items (b ) and ( c ), for the words and figures “ Tables 3 , 4 , 
12, 14, 18, 21 , 23 , 27, 30, 33 , 36 , 39 , 42, 45 , 48, 51 , or 54 ", the words and figures “Tables 3, 4 , 12, 14, 18, 21, 
23, 27 , 30 , 33, 36, 39 , 42, 45 , 48, 51, 54 or 57 " shall be substituted. 


[ 411 II - OUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 . In rule 12 of the said rules, 
(a ) in sub - rule (1 ), in item (b ), in sub -item ( ii ), for the words and figures " Tables 5 , 6 , 7 , 8 , 9 10 , 15 , 16 , 

19 , 24 , 25 , 28 , 31, 34 , 37 , 40 , 43 ,46 , 49, 52 or 55 ” , the words and figures “ Tables 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 15 , 16 , 

19 , 24 , 25 , 28 , 31, 34 , 37 , 40 , 43, 46 , 49 , 52,55 or 58 ” shall be substituted . 
(b ) in sub- rule ( 3) and sub -rule (4 ), for the words and figures “ Tables 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 15 , 16 , 19 , 24 , 25 , 

28 , 31, 34, 37 , 40 , 43 , 46 , 49, 52 ,or 55” , the words and figures " Tables 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 15 , 16 , 19 , 24 , 25 , 
28 , 31 , 34 , 37 , 40 , 43 , 46 , 49 , 52 , 55 or 58" shall be substituted . 

After Table 55 of the said rules, the following Tables shall be inserted , namely: 


TABLE 56 

(See Rule 10 ) 
Amount, inclusive of interest, payable on an account opened on or after the 1st day of April , 2016 and 
continued , with monthly deposits , beyond the maturity period or maturity period as extended under sub -rule ( 1) of 
rule 7 . 


Number of completed years for which the account 

continued 


Amount (Rupees ) repayable on an account of Rs. 10 

denomination 


One year 


907 . 17 


Two years 


1101.07 


Three years 


1309.73 


1534 . 27 


Four years 
Five years 


1775 .88 


Note : The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified 
above. 


TABLE 57 


(See Rule 11 ) 
Amount, inclusive of interest, repayable on an account opened on or after the 1st day of April, 2012 and 
continued , without any fresh monthly deposits , beyond the maturity period or maturity period as extended under sub 
rule ( 1) of rule 7 . 


Number of completed years for which the account 

continued 


Amount (Rupees ) repayable on an account of Rs. 10 

denomination 


One year 


782 . 28 


841. 79 


Two years 
Three years 


905 . 84 


Four years 


974 . 75 


Five years 


1048 .91 


Note: The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified 
above. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


37 


13 


38 


39 


17 


19 


22 


47 


48 


25 


50 


26 


27 


TABLE 58 

(See Rule 12 ) 
Amount, payable to legal heir or nominee on the death of the depositor in a Five Year Recurring Deposit 
Account opened on or after the 1st day of April, 2016 . 
Number of deposits made Amount (Rupee ) for No. of deposits made Amount (Rupees ) for 
denomination of Rs. 10 

denomination of Rs. 10 
1 to 11 Deposits made 

36 

403. 90 
12 124 . 89 

416 .43 
135 .72 

429 .05 
146 .61 

441. 74 
157 .57 

454 .51 
168 .60 

467 . 35 
179.69 

42 

480 . 28 
190 . 85 

43 

493 . 28 
202 .08 

44 

506 . 37 
20 213. 38 

45 

519 .53 
21 224 . 75 

46 

532 .78 
236 . 19 

546 .11 
23 247 .70 

559 .51 
24 259 .28 

49 

573. 00 
270 . 93 

586 .58 
282.65 

600 .23 
294 .45 

613 .97 
306 . 31 

627 . 80 
318 . 25 

54 

641.71 
330 . 26 

655 .70 
342. 35 

669 . 78 
354 .51 

683 . 95 
33 366 . 74 

698 .20 
379 . 05 

712 . 54 
391. 44 

60 

726 . 97 
Note : The amounts shall be proportionate for other denominations . 

[ F . No. 1/04 / 2016 -NS- II ] 

PRASHANT GOYAL ,Jt. Secy . 
Note : The Principal rules were published vide G . S . R . 666 ( E ), dated the 17th December, 1981, and subsequently 
amended vide : - G . S . R . 301( E ), dated the 1st April , 1982, G . S . R . 258 (E ), dated the 11th March , 1983, G . S . R . 62 ( E ), 
dated the 14th February , 1984, G . S . R . 95 (E ), dated the 7th February , 1986 , G .S . R . 194 ( E ), dated the 13th February, 
1986 , G . S . R . 363 ( E ), dated the 1st April, 1987 , G . S . R . 39 ( E ), dated the 16th January , 1988 , G . S . R . 458 ( E ) , dated the 
15th April , 1988 , G . S . R . 708 (E ), dated the 21st July , 1989, G . S . R . 16 ( E ), dated the 9th January , 1990 , G . S . R . 190 ( E ), 
dated the 27th March , 1991, G . S . R . 579 ( E ), dated the 12th September , 1991 , G . S . R . 918 ( E ), dated the 11th December , 
1992 , G .S .R . 42 ( E ), dated the 1st February, 1993 , G .S .R . 587 (E ), dated the 2nd September, 1993, G .S . R . 2 ( E ), dated 
the 1st January, 1999 , G . S . R . 748 (E ), dated the 4th November, 1999, G . S . R . 44 ( E ), dated the 15th January , 2000 , 
G . S . R . 152 ( E ) , dated the 1st March , 2001, G . S . R . 160 ( E ) dated the 1st March , 2002, G . S . R . 514 ( E ), dated the 23rd 
July , 2002, G . S . R . 662 ( E ) , dated the 23rd September , 2002 , G . S . R . 175 ( E ) , dated the 1st March , 2003 , G . S . R . 588 ( E ) , 
dated the 25th July, 2003, G . S. R . 838 ( E ), dated the 27th December, 2004 , G . S .R . 480 ( E ), dated the 26th June , 2008 
and G .S .R . 740 ( E ), dated the 4th October, 2011 and G . S . R . 843( E ), dated the 25th November, 2011 , G . S . R . 320 ( E ) , 
dated the 25th April, 2012 , G .S .R . 398 ( E ), dated the 25th June , 2013 , G . S . R . 221 ( E ), dated 13th March , 2014 and 
491 ( E ) , dated the 11th July , 2014 . 


52 
53 


32 


34 


59 


35 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


